HPART I ]] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26 , 2002 (CHTR . 5 , 1924 SAKA ) 


173 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 14 मार्च, 2002 


76 / 


क्रमांक 260- ज -2-2002/ 2475. - श्री उमराव सिंह पुत्र श्री याद राम निवासी गांव खरखड़ी भीवा, तहसील रेवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, अब 
रिवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) ( ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1534 -ज -1 

26307, दिनांक 28 अगस्त, 1976 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040, दिनांक 
30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 -ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक 
की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री उमराव सिंह की दिनांक 23 दिसम्बर, 1998 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इस जागीर को श्री उमराव सिंह की पत्नी श्रीमती मनकोरी देवी के नाम खरीफ 1998 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई 
शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


( हस्ता.)... 
उप सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


सिंचाई विभाग 

घोषणा 

दिनांक 6 मार्च, 2002 
क्रमांक 8/ वाई 0 डब्ल्यू0 एस0/ पानीपत.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि नीचेनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च 
पर सरकारी प्रयोजन नामतः बिजावा माईनर के विस्तार आर0 डी 0 17933 से 26350 टेल तक निर्माण हेतु जोकि गांव बुआना लाखू, तहसील 
इसराना, जिला पानीपत व गांव शामड़ी -बुरान , तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में निर्माण के लिए अपेक्षित है। जिसके लिए भूमि अर्जन 
अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग, अधिसूचना संख्या 4/ वाई 0 डब्ल्यू 0 एस0 पानीपत, दिनांक 
24 अगस्त, 2001 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका 
इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर पानीपत व सोनीपत/ कार्यकारी अभियन्ता, पानीपत जल 
सेवाएं मण्डल , पानीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


क्रमांक जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


रैक्टेंगल नं ० 


किला नं 0 / खसरा नं 0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


ए स्ट्रिप आफ लैंड मैज़रिंग 1167 फुट लम्बाई व 44 फुट 
चौड़ाई लाईंग जनरली इन दी डारेक्शन आफ उत्तर से 
दक्षिण व पूर्व से पश्चिम जैसा कि नक्शों में लगाई व 
दिखाई गई है जोकि निम्नलिखित किला नं 0 व खसरा नं 0 


में है । 


1. 


पानीपत 


इसराना 


बुआना लाखू 


86 


1.18 एकड़ 


74 


19 , 20 , 21 


100 


1, 10 , 11, 20 , 21 


101 


phone 


174 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH 26 , 2002 (CHTR . 5 , 1924 SAKA ) 


( PART 1 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


FREU 3714 5 TR 7250 90 talls a 44.0 45 
चौड़ाई लाईंग जनरली इन दी डारेक्शन आफ पूर्व से 
पश्चिम जैसा कि नक्शे में लगाई व दिखाई गई है जोकि 
निम्नलिखित किला नं 0 व खसरा नं 0 में है । 


2 . 


सोनीपत 


गोहाना 


शामड़ी बुरान 


53 


7.32 The 


1 


5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 18 , 19 a 22 


2 


17 10 


9 


2 , 9 , 10 , 11, 12 , 20 a 21 


1, 10 


10 


5 , 6 , 15 , 16 , 24 a 25 


25 


4 , 5 , 7 , 13 , 14 , 17 , 18 a 23 


26 


2 , 3 , 9 , 11, 12 , 19 , 20 a 21 


41 


1, 10 , 11 


42 


5 , 6 7 15 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार 


(ERII.)... 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , करनाल । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 6th March , 2002 
No. 8- Panipat/Y . W.S.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
urgently by the Government on public expenses, for a public purpose, i.e. " Constructing Extension of Bijawa Minor 
from R. D.17933 to 26350 - tail" in Village Buana Lakhu , TehsilIsrana, District Panipat and Village Shamri Buran, Tehsil 
Gobana , District Sonipat for which a Notification has been issued under Section 4 and Published vide Haryana 
Government Irrigation Department Notification No. 4 /YWS/Panipat dated 24th August, 2001 in Haryana Government 
Gazette . 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for information of all to 
whom itmay concern . 

Plans of land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Panipat 
District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Sonipat and Executive Engineer, Panipat Water Services 
Division , Panipat. 

Specifications 
Sr. District Tehsil Village Hadbast Area in Rect. Killa No./Khasra No. 
No. 

No. 

Acres No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


A strip of land measuring 1167 length 
and 44 ft. width lying generally in the 
direction of North to South and East to 
West as demarcated at site and shown 
on Index Plan falling in the Khasra No. 
and Killa Nos. 


PART [ ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 26, 2002 ( CHTR. 5 , 1924 SAKA) 


175 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 . 


8 


1 . 


Panipat 


Israna 


Buana Lakhu 86 


1.18 


74.. 19,20 and 21 


100 


1, 10, 11 , 20 and 21 


101 


1 


A strip of land measuring: 7250 length 
and 44 ft. width lying generally in the 
direction of East to West as demarcated 
at site /Index Plan falling in the Khasra 
No. and Killa Nos . 


2 . 


Sonipat 


Gohana 


Shamri Buran 53 


-- 


7.32 


5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22 


2 


1 and 100 


9 


2 , 9 , 10, 11 , 12 , 20 and 21 


11 


1and 10 


10 


5,6, 15, 16,24 and 25 


" 


25 


4 , 5, 7 , 13, 14, 17 , 18 and 23 


26 


2,3,9, 11 , 12 , 19 , 20, 21 


41 


1 , 10 and 11 


42 


5 , 6, 15 


By order ofGovernor ofHaryana 


( Sd.)..., 
Superintending Engineer , 

Y.W.S. Circle Karmal. 


उद्योग विभाग, पंजाब हरियाणा 
पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 24 के अधीन घोषणा । 

दिनांक 14 फरवरी, 2002 
संख्या डी ० एल 0/ 739. - जबकि पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 23 के अधीन 29 दिसम्बर, 1982 को नोटिस 
दिया गया था, जिस में उक्त ऋणी को 10,000 रुपये की राशि 9 % वार्षिक ब्याज दर सहित 27 मार्च, 1982 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक मुझे 
अदा करने के लिये कहा गया था और चूंकि समस्त उक्त राशि अदा नहीं की गई है, इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि 10,000 रुपये की राशि 
10 मार्च, 2002 से अन्तिम अदायगी की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज दर सहित उक्त ऋणी से देय है और संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति से 
उक्त कर्जे की पूर्ति की जा सकती है । 


Schedule of Property 
1. All assets of the loanee including bank -debits , stores, stock ,machinery exist, purchased with the amount 

of loan. 
2. Personal security of the loanee . 
3. Personal security of the sureties . 


